. . 


SON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

19 पौष 1935 ( श०) 
संख्या 2 राँची , वृहस्पतिवार 

9 जनवरी, 2014 ( ई० ) 
झारखण्ड विधान -सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
6 जनवरी, 2014 


संख्या-01स्था०- 235 / 2013-55/वि०स० - सभा सचिवालय में कार्यरत श्रीमती शशिकला कुमारी एवं 
श्री संतोष कुमार मुर्मू, शोध सहायक- सह- सूचीकार ( पुस्तकालय एवं शोध संदर्भ ) संवर्ग को अधीक्षक के 
रिक्त पद पर वेतनमान 9,300 -34,800/- एवं ग्रेड-पे- 4200/- रू० में अन्य अनुमान्य भत्तो के साथ 
आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

नीता कुमारी, 

अवर सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 2- 50 । 


